निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 49 


16 अग्रहायण 1938 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

7 दिसम्बर 2016 ( ई 0 ) 


पृष्ठ 


--- 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-6 विधेयक , उक्त 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि। 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


आदेश , 


. 


उच्च 


। 


7-9 


2 


बिहार गजट, 7 दिसम्बर 2016 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 अप्रील 2016 
सं ० 11 / अ0 प्र0-01-47 / 2015-4890 -कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , पटना के 
पत्रांक -616 अनु ० दिनांक 28.03.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0) 
पटना / पटना एन0 एच0-30 जगनपुरा से चिपुरा पथ । 5.50 कि 0 मी 0 । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


29 नवम्बर 2016 
सं ० 11 / अ0 प्र0-13-9 / 2016-13345 -कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , जमुई के 
पत्रांक -1527 दिनांक 01.10.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
जमुई / जमुई गरही पी 0 डब्ल्यू0 डी 0 पथ से लछुआड़ पथ । 

25.512 कि ० मी ० 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


2 नवम्बर 2016 


सं ० 11 / अ0 प्र0-01-38 / 2015-12440 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचकबथानी 
के पत्रांक -649 अनु० दिनांक 03.10.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
नीमचकबथानी / गया 1. मानपुर सनौत पथ । 

8.20 कि ० मी ० 
2. भोरे सब - स्टेशन से मायापुर एन 0 एच0-82 तक पथ । 

6.80 कि ० मी ० 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


19 अक्तूबर 2016 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-28 / 2016-12063 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, सासाराम -1 के 
पत्रांक -1402 अनु० दिनांक 16.09.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2016 


3 


क्रमांक 


कार्य प्रमंडल / जिला 


1 


सासाराम -1 / सासाराम 


2 


सासाराम -1 / सासाराम 


पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
मल्हीपुर से बड्डी पथ ( वास्तविक नाम 

22.00 कि ० मी ० 
मल्हीपुर से दरिगॉव भाया बड्डी पथ । 
वारो - दरीगॉव ( सासाराम - दरिगाँव पथ के बड़ई 

3.30 कि ० मी ० 
मोड़ से बडुई होते हुए कुसुढ़ी तक पथ । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी , उप - सचिव 


19 अक्तूबर 2016 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-23 / 2016-12061 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, 

भभुआ 

के 
पत्रांक -727 अनु० दिनांक 23.09.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
भभुआ / कैमुर नौगढ़ रामपुर पथ ( कैनाल पथ बाधी से तरॉव 

4.00 कि 0 मी 0 
वेलाव भाया खरेन्दा BR- 05-050 तक पथ । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


पथ का नाम 


19 अक्तूबर 2016 
सं ० 11 / अ0 प्र0-1-20 / 2016-12059 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ के 
पत्रांक -728 अनु० दिनांक 23.09.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0) 
भभुआ / कैमुर 

सबार से चेनारी पथ( चौरसिया पथ के सबार मोड़ से 1.00 कि 0 मी 0 
सबार से अमॉव होते हुए भीतरी बॉध करमचट तक पथ । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


31 अक्तूबर 2016 
सं ० 11 / अ0 प्र0-1-22 / 2016-12395 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , जमुई के 
पत्रांक -1528 अनु ० दिनांक 01.10.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
जमुई / जमुई किउल कुन्दर जमुई पथ ( कुन्दर से जमुई ) 

4.90 कि ० मी ० 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


पथ का नाम 


1 


25 नवम्बर 2016 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-13-24 / 2016-13221 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर के 
पत्रांक -987 दिनांक 27.10.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
राजगीर / नालंदा सिलाव से देवरिया भाया भुई पथ । 

8.40 कि ० मी ० 
(नोट: - उक्त पथ के 5.60 कि 0 मी 0 पर नाबार्ड योजनान्तर्गत 2 X 14.50m का उच्चस्तरीय RCC पुल निर्माण कार्य 
किया जा रहा है । कार्य समाप्त होने के पश्चात् उसे भी पथ निर्माण विभाग को हस्तानांतरण किया जायेगा) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप – सचिव । 


1 


4 


बिहार गजट, 7 दिसम्बर 2016 


23 नवम्बर 2016 


सं ० 11 / अ 0 प्र0-13-16 / 2016-13011 – कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , बाँका -1 के 
पत्रांक -1468 दिनांक 06.10.2016 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका -2 के पत्रांक -2185 
दिनांक 28.10.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ 
निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 


क्रमांक 


कार्य प्रमंडल / जिला 


पथ का नाम 


पथ की लम्बाई ( कि 0 मी 0 ) 


1 


बाँका -1 / बाँका -2 / बाँका 


बाँका भाया जमदाहा से देवघर पथ । 


14.90 


42.90 कि 0 मी 0 (बाँका -1 में 
कि ० मी एवं बाँका -2 में 28.058 कि 0 मी 0 ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 


शम्भू चौधरी, उप – सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 नवम्बर 2016 
सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-4560 / वा 0 कर — डॉ ० रवि रंजन सहाय , वाणिज्य - कर संयुक्त 
आयुक्त (प्रशासन ), मगध प्रमंडल , गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
मुख्यालय , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016–4561 / वा 0 कर — श्री संजय कुमार पंसारी, वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त ( टी ० आर० यू० ), मुख्यालय, बिहार , पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त (प्रशासन ), मगध प्रमंडल , गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-4562 / वा ० कर - श्री अशोक चन्द्र श्रीवास्तव, वाणिज्य कर 
उपायुक्त - सह - वित्त पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति , पटना को अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-4563 / वा 0 कर - श्री रविन्द्र कुमार , 

श्री रविन्द्र कुमार , वाणिज्य कर उपायुक्त 
मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त - सह - वित्त पदाधिकारी, 
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


25 नवम्बर 2016 
सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-4559 / वा 0 कर -श्री दीपक शरण सिन्हा, वाणिज्य कर अपर 
आयुक्त , आर्थिक अन्वेषण इकाई , मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सदस्य, वाणिज्य कर 
न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री शरण दिनांक 30.11.2016 के अपराह्न में पदभार ग्रहण करेंगे । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2016 


5 


परिवहन विभाग 


अधिसूचनाएं 


25 नवम्बर 2016 


सं ० 05 / स्था o( डी 0 टी 0 ओ0) -30 / 2013-6941 / परिo—निम्नलिखित जिला परिवहन पदाधिकारियों को अपने कार्यों 
के अतिरिक्त उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया 
जाता है: 


पदाधिकारी का नाम / पदस्थापन का जिला 


अतिरिक्त प्रभार वाले जिला का नाम 


क्र 0 
सं ० 


1 


2 


3 


1 


श्री नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर 


जिला परिवहन पदाधिकारी, बाँका 


2 


श्री जय प्रकाश नारायण, जिला परिवहन पदाधिकारी , मधेपुरा 


जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल 


3 


श्री दिवाकर झा , जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर 


जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर 


4. 


श्री वरूण कुमार मिश्र, जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली(हाजीपुर) 


जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर 


6 . 


मो 0 खुर्शीद आलम अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, गया 


जिला परिवहन पदाधिकारी, 
जहानाबाद 


2. उपरोक्त अतिरिक्त प्रभार वाले जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब अतिरिक्त 
प्रभार वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


25 नवम्बर 2016 


सं ० 05 / स्था 0( डी 0 टी 0 ओ0)-30 / 2013-6942 / परिo— परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या -6283 दिनांक 
21.10.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी , सारण ( छपरा) के पद पर पदस्थापित श्री प्रीतेश्वर प्रसाद, बि 0 प्र से0 का सामान्य 
प्रशासन विभाग , बिहार, पटना द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिये जाने के फलस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकरी, सारण 
( छपरा ) के रिक्त पद पर जिला पदाधिकारी, सारण ( छपरा) के पत्रांक -2699 दिनांक 04.11.2016 द्वारा श्री अंजय कुमार राय, 
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा को उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार देने की अनुशंसा की गई है । 

जिला पदाधिकारी, सारण( छपरा ) से प्राप्त उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री अंजय कुमार राय , कार्यपालक 
पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 213(1) के तहत जिला 
परिवहन पदाधिकारी, सारण ( छपरा ) के कार्यों के सम्पादन के लिए प्राधिकृत किया जाता है । यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से 
लागू 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ०) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


होगा । 


निगरानी विभाग 


अधिसूचनाए 
30 नवम्बर 2016 


नि 0 वि 0 स्था0-139 / 2016–4518 — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग ), बिहार , पटना 
की अधिसूचना संख्या -2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -5448 दिनांक 05.11.2014 सेवा 
निवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, 


6 


बिहार गजट, 7 दिसम्बर 2016 


4 


1 


बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया था । पुनः अधिसूचना सं0 821 दिनांक 10.03.2016 द्वारा एक वर्ष की अवधी विस्तार 
की गयी थी । 

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका -2( ख) के उप कंडिका- (v) के प्रावधान 
के आलोक में निम्नांकित पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सामने कॉलम -6 में एक वर्ष / अवधि अथवा 65 वर्ष तक ( जो 
पहले हो ) के लिए सेवा का अवधि विस्तार किया जाता है : 
क्रमांक नाम / पदनाम जन्म तिथि सेवा निवृत्ति योगदान अवधि विस्तार की अवधि 

की तिथि की तिथि 
1 2 3 

5 

6 
श्री राम कृष्ण पोद्दार 05.01.1953 31.01.2013 07.11.2014 08.11.2016 से 07.11.2017 तक 

पुलिस उपाधीक्षक 
2 श्री विनय कुमार सिंह , 02.01.1954 31.01.2014 14.11.2014 15.11.2016 से 14.11.2017 तक 

पुलिस उपाधीक्षक 
3 श्री तारणी प्रसाद यादव 07.07.1953 31.07.2013 14.11.2014 15.11.2016 से 14.11.2017 तक 

पुलिस उपाधीक्षक 
श्री मुन्ना प्रसाद , 

04.11.1952 30.11.2012 10.11.2014 11.11.2016 से 03.11.2017 तक (65 
पुलिस उपाधीक्षक 

वर्ष की आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप ) 
2. नियोजन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या -5448 दिनांक 05.11.2014 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी । 
3. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश चन्द्र विश्वास , अपर सचिव । 


4 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 38-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2016 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं ० कारा / नि 0 को ०(विविध) -10-22 / 2015-7140 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


संकल्प 


28 नवम्बर 2016 


। 


चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जितेन्द्र कुमार, काराधीक्षक ( सम्प्रति निलंबित ) के 
विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में पदस्थापन अवधि में दवा क्रय करने में वित्तीय अनियमितता बरतने एवं शहीद खुदीराम बोस 
केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में पदस्थापन काल में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा उनके विरुद्ध कर्त्तव्य में लापरवाही 
एवं विभागीय प्रावधान के उल्लंघन का आरोप प्रतिवेदित है 

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र 
में वर्णित है 

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक , विशेष केन्द्रीय कारा , भागलपुर एवं 
शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा , मुजफ्फरपुर, ( सम्प्रति निलंबित ) के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय 
कार्यवाही संचालित की जाय । 

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम 17 (2) के तहत् विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय 
कारा, भागलपुर एवं अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता 
है । 

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु , जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 
की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र ० ) । 


8 


बिहार गजट, 7 दिसम्बर 2016 


सं ० कारा / नि 0 को ०(विविध) -10-22 / 2015-7141 


संकल्प 
28 नवम्बर 2016 


चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रामचन्द्र महतो, तत्कालीन उपाधीक्षक, विशेष 
केन्द्रीय कारा, भागलपुर ( सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा , जहानाबाद ) के द्वारा दवा आपूर्ति के मामले (वित्तीय वर्ष 2012-13) 
में ससमय विपत्रों की शुद्धता की जाँच नहीं करने, विसंगति पाये जाने पर वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन नहीं मांगने, आवंटन 
को प्रत्यार्पित करने में सहभागिता निभाने और अनुशासनहीनता बरतने का आरोप प्रतिवेदित है । 

श्री महतो का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र 
में वर्णित है । 

अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रामचन्द्र महतो, तत्कालीन उपाधीक्षक , विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर 
( सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा , जहानाबाद) के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की 


जाय । 


3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 
2005 के नियम 17 (2) के तहत् विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय 
कारा, भागलपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

4. श्री महतो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु , जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 

की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र ० ) । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 
28 नवम्बर 2016 


सं ० कौन / भी -126 / 2016–401 / सी — श्री नवीन कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी को खगड़िया अंचल, खगड़िया 
के पदस्थापन काल में नियंत्री पदाधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय छोड़ने, बिना सक्षम आदेश के विभागीय वाहन को 
अन्य जिलों में ले जाने एवं अंचल प्रभारी को आवंटित कार्य यथा व्यवसायियों का निबंधन C -TAN का निर्गमन करने का 
प्रयास में असफल रहने पर अंचल प्रभारी तथा कार्यालय के प्रधान लिपिक से अभद्र भाषा का प्रयोग तथा दुर्व्यवहार करने 
आदि आरोपों के लिए " चेतावनी की सजा संसूचित की जाती है, जिसकी प्रविष्टी उनकी चारित्री वर्ष 2016-17 में की 
जाएगी । 
( 2) प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट, उप – सचिव । 


1 दिसम्बर 2016 
सं ० कौन / भी -120 / 2010-406 / सी — श्री विश्वकांत तिवारी , वाणिज्य कर उपायुक्त को समेकित जाँच चौकी, 
कर्मनाशा के पदस्थापनकाल में विभागीय कार्यों में जानबूझकर देरी कर व्यवसायी को अनावश्यक रूप से परेशान करने व 
वाहन को दीर्घ अवधि तक बिना ठोस साक्ष्य के स्तंभित कर त्रुटिपूर्ण सत्यापन प्रतिवेदन देने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय 
अधिसूचना संख्या 3 दिनांक 15.01.2016 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी । इस मामले में 
जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि : 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2016 


9 


(i) श्री विश्वकांत तिवारी को निलंबन से मुक्त करते हुए वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

(ii ) श्री तिवारी को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 

श्री तिवारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल से संबंधित अधिसूचना अलग से जारी की 
जाएगी । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
( ह ० ) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 38-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


